रजिस्ट्री संर डी एल-33004/99 . . 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99. 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


कालिका 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTIT - Section3-- Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 21 , 2003 / श्रावण 30 , 1925 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2003/SRAVANA 30 , 1925 


सं . 399 ] 
No. 399 ] 


- 


I 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2003 

सं. 18 /2003 - सेवा कर 
सा . का. नि . 676( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह सनाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वाणिज्यिक लघम के अतिरिक्त, स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण 
द्वारा ग्राहक को उपलब्ध कराई गई स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित करादेय सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 66 की 
उपधारा ( 2) के अधीन उद्ग्रहणीय पूर्ण सेवाकर से छूट देती है । 

[ फा . सं. बी3/7/ 2003 - टीआरयू ] 

जी . एस. कार्की, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st August, 2003 

No. 18 /2003 -SERVICE TAX 
G .S . R . 676 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act , 1994 (32 of 1994 ), the 
Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the taxable service 
provided to a customer in relation to commissioning or installation by a commissioning and installation agency , other than 
a commercial concern , from the service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act . 

[ F. No. B3/ 1/ 2003-TRUM 

G. S. KARKI, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अगस्त , 2003 

सं. 19 / 2003 - सेवा कर 
सा . का.नि. 677 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा १3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण द्वारा ग्राहक को उपलब्ध कराई 
गई स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने से संबंधित करादेय सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 65 की उपधारा ( 2) के अधीन ग्रहणीय उतने 


2350 GU : 007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II SEc . 3( ] 
सेवाकार से छूट देती है, जो कि , संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर उपलब्ध कराने और उक्त संयंत्र , मशीनरी या उपस्कर को स्थापित करने या प्रतिस्थापित 
करने की निविदा के अंतर्गत ग्राहक से वसूल की गई संपूर्ण राशि के 33 प्रतिशत के समतुल्य मूल्य पर संगणित किए गए सेवा कर से अधिक है , जबकि 
निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाये, अर्थात् : 

( i) इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण के लिए वैकल्पिक है ; 
(ii ) इस अधिसूचना का लाभ केवल तब लिया जा सकता है जबकि स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण ने उक्त निविदा के 

लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 12/ 2003 - सेवा कर, तारीख 20 जून , 2003 [ सा. का. नि . 

503 ( अ ), तारीख 20 जून , 2003 ] का लाभ नहीं लिया हो ; 
स्पष्टीकरण : --- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए वसूल की गई संपूर्ण राशि में स्थापित और प्रतिस्थापित करने वाले अभिकरण द्वारा, स्थापित करने 

या प्रतिस्थापित करने की सेवा उपलब्ध कराने के दौरान विक्रय किए गए संयत्र, मशीनरी, उपस्कर, भाग या अन्य किसी वस्तु का 
मूल्य सम्मिलित होगा । 

[ फा. सं. बी3/7/ 2003 -टीआरयू ] 

जी . एस. कार्की, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st August, 2003 

No . 19 /2003 -SERVICE TAX 
G .S. R . 677 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the 
Central Government,being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the taxable service 
provided to a customer in relation to commissioning or installation by a commissioning and installation agency , from so 
much of the service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act, as is in excess of the amount of service tax 
calculated on a value which is equivalent to thirty -three per cent of the gross amount charged from the customer under a 
contractfor supplying a plant, machinery or equipment and commissioning or installation of the said plant,machinery or 
equipment, subject to the following conditions , namely : 

(1) the exemption contained in this notification is optional to the commissioning and installation agency , and 
(i ) thebenefit under this notification shallbe allowed only if the commissioning and installation agency has not 

availed the benefit under the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department 
ofRevenue ), No. 12/2003 - Service Tax dated the 20th June, 2003 , [ G. S. R. 503( E), dated the 20th June , 2003], for 

the said contract; 
Explanation : - - For the ouroposes of this notification , the gross amount charged shall include the value of the plant, 

machinery , equipment, parts and any other material sold by the commissioning and installation agency , 
during the course of providing commissioning or installation service . 

[ F. No . B3/ 7 / 2003 -TRUI 

G. S. KARKI, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2003 

सं. 20 / 2003 - सेवा कर 
सा . का.नि . 678( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी व्यक्ति द्वारा ग्राहक को कम्प्यूटर , कम्प्यूटर तंत्र या कम्प्यूटर पैरिफरल की 
अनुरक्षण या मरम्मत से संबंधित उपलब्ध कराई गई करादेय सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा ( 2 ) के अधीन उद्ग्रहणीय पूर्ण 
सेवाकर से छूट देती है । 

[ फा . सं. बी3/7/2003 -टीआरयू 

जी. एस. कार्की, अवर सचित्र 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st August, 2003 

No . 20 /2003-SERVICE TAX 
G . S . R 678 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the 
Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the taxable service 
provided to a customer by any person in relatiou to maintenance or repair of computers, computer systems of computer 
peripherals, from the service tax leviable thereon under Section 66 of the said Act. 

F . No .B3/ 1/2003- TRUI 
G. S. KARKI , Under Secy . 


. 


I rindby 1 Varger uvt. of sucia Prag , Ring Road , Mayat :" 5., New Delhi ! 70064 
an shrd t . Certhail : 

stirit . ::.110054 . 


